OKI 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


24 आषाढ़, 1937 ( श०) 


संख्या 52 1 राँची, बुधवार 


15 जुलाई, 20 15 ( ई०) 


नगर विकास विभाग 


अधिसूचना 
13 जुलाई , 2015 


संख्या - 06A/ न0वि0/ SCM- 01/ 2015-.... 2433-- शहरी विकास मंत्रालय , भारत सरकार द्वारा " स्मार्ट 
सिटी मिशन " नामक योजना प्रारम्भ की गई है । प्राप्त दिशानिर्देश के अनुसार , इस योजना के तहत् 
झारखण्ड राज्य के एक शहर को "Smart City " के रूप में 2019- 20 तक विकसित करने का लक्ष्य है । 

उक्त योजना के कार्यान्वयन तथा स्मार्ट सिटी के चयन से लेकर सम्पूर्ण कार्रवाई एवं अनुश्रवण हेतु 
मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार की अध्यक्षता में एक High Powered Steering Committee (HPSC) का गठन 
निम्नांकित रूप से किया जाता है: . 
| 1 | Chief Secretary 

Chairperson 


2 


| Representative of MoUD , Gol 


Member 


Principal Secretary, Finance 


Member 


Principal Secretary , Planning 


Member 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) बुधवार , 15 जुलाई , 2015 


Secretary , DW & SD 


Member 


Director,Municipal Administration 


Member 


7 


Managing Director, JUIDCO Ltd . 


Member 


Member 


| Mayor/ Chairperson & Municipal Commissioner / CEO / EO of the selected 
city (As & when selected ) 


CEO of SPVs in the state (As & when it is formed ) 


Member 


Engineer in Chief , DW & SD 


Member 


Principal Secretary / Secretary , Urban Development Deptt . cum State 
Mission Director 


Member 
Secretary 


उपर्युक्त उच्चाधिकार समिति के निम्नलिखित कार्य एवं दायित्व होगें: 
i) Provide guidance to the Mission and provide State level platform for exchange of ideas 

pertaining to development of Smart Cities. 
ii) Oversee the process of first stage intra - State competition on the basis of Stage 1 criteria. 
iii) Review the SCPs and send to theMOUD for participation in the Challenge . 

___ उच्चाधिकार समिति के गठन के प्रस्ताव पर मा . मुख्यमंत्री, झारखण्ड सरकार का अनुमोदन प्राप्त 


झारखण्ड के राज्यपाल के आदेश से , 

अजय कुमार सिंह, 
सरकार के सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 5 2 1 - 50 । 


